रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


a 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार , मार्च 29 , 2017 / चैत्र 8 , 1939 
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 29 , 2017 /CHAITRA 8, 1939 


सं . 123] 
No. 123 ] 


केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय 


अधिसूचना 
कासरगोड, 28 मार्च, 2017 


सं . के. वि . के./ वि ./ अध्यादेश / के. वि . के./ 2017. - निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है : 


__ अध्यादेश- 1 

स्कूलों को विभाग/ केन्द्र आवंटित करने पर अध्यादेश 
[विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 27 (2) और सांविधि 15 (1), 15 (5) (क) और प्रस्तावित सांविधि 40 के साथ पढ़ी जाने वाली 

धारा 26 (ट )] 


I. विश्वविद्यालय में निम्नलिखित अध्ययन स्कूल होंगे 


1 . भाषा और तुलनात्मक साहित्य स्कूल 
2. वैश्विक अध्ययन स्कूल 
3. व्यावसायिक अध्ययन स्कूल 
4. प्रबंध स्कूल 
5. गणित एवं शारीरिक विज्ञान स्कूल 
6. जीव विज्ञान स्कूल 
7 . ऊर्जा, पर्यावरण और भू-विज्ञान स्कूल 


8. चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य स्कूल 


प्रथम कार्यकारी परिषद् की दिनांक 15 मई, 2010 को आयोजित दूसरी बैठक की मद सं. ईसीः 02 : 03 ( ख) द्वारा यथा अनुमोदित । 


1772 GI/ 2017 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


9. इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी स्कूल 


10 . मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान स्कूल 


माप 


11. निष्पादन एवं स्वदेशी कला स्कूल 

12. अवर स्नातक अध्ययन स्कूल तथा ऐसे अन्य स्कूल जिनकी स्थापना समय -समय पर विश्वविद्यालय द्वारा की गई हो । 
II. स्कूलों को दिए गए विभाग/ केन्द्र /संस्थान 
1. भाषा एवं साहित्य स्कूल को निम्नलिखित विभाग/केन्द्र दिए जाएंगेः 

तुलनात्मक साहित्य विभाग 
विदेशी भाषा विभाग 
हिन्दी विभाग 

भाषायी विभाग 
2. वैश्विक अध्ययन स्कूल को निम्नलिखित विभाग / केन्द्र दिए जाएंगेः 


इकोनोमिक्स विभाग 


अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग 
डिस्पोरिक अध्ययन केन्द्र 


मालाबार अध्ययन केन्द्र 


3. व्यावसायिक अध्ययन स्कूल को निम्नलिखित विभाग / केन्द्र दिए जाएंगेः 

विधायी अध्ययन विभाग 
पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग 

शिक्षा विभाग 
4. प्रबंध स्कूल को निम्नलिखित विभाग/ केन्द्र दिए जाएंगेः 

प्रबंध अध्ययन विभाग 
ख . पर्यटन अध्ययन केन्द्र 

कराधान एवं व्यापार अध्ययन केन्द्र 
5 . गणितीय एवं शारीरिक विज्ञान स्कूल को निम्नलिखित विभाग/केन्द्र दिए जाएंगेः 

गणित विभाग 
भौतिकी विभाग 


रसायन विभाग 


F 


कम्प्यूटर विज्ञान विभाग 
नैनो विज्ञान केन्द्र 
फोटो विज्ञान केन्द्र 
गैर-रेखीय प्रणाली अध्ययन केन्द्र 

मनोरंजन इलेक्ट्रोनिक्स केन्द्र 
6. जीव विज्ञान स्कूल को निम्नलिखित विभाग/ केन्द्र दिए जाएंगेः 

बायोकैमिस्ट्री एवं मोलिक्यूलर बायोलोजी विभाग 
पशु विज्ञान विभाग 
पौध विज्ञान विभाग 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


जीनोमिक्स विज्ञान विभान 


न्यूरो साइंस केन्द्र 

पोषण विज्ञान केन्द्र 
7. ऊर्जा,पर्यावरण और भू -विज्ञान स्कूल को निम्नलिखित विभाग /केन्द्र दिए जाएंगेः 

पर्यावरण विज्ञान विभाग 
भू-विज्ञान विभाग 
ओशियन साइंस एंड मैरीन बायोलोजी विभाग 
मैट्रोलोजिकल अध्ययन केन्द्र 
ऊर्जा अध्ययन केन्द्र 

जल अध्ययन केन्द्र ( जल प्रौद्योगिकी एवं प्रबंध अध्ययन ) 
8. मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान स्कूल को निम्नलिखित विभाग/ केन्द्र दिए जाएंगेः 

पुरातत्व विभाग 
एंथ्रोपोलोजी विभाग 


सामाजिक कार्य विभाग 


गांधी अध्ययन केन्द्र 
महिला अध्ययन केन्द्र 

प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा केन्द्र 
9 . चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य स्कूल को निम्नलिखित विभाग/ केन्द्र दिए जाएंगेः 

चिकित्सा कॉलेज 
नर्सिंग अध्ययन विभाग 
प्रयोगात्मक चिकित्सा विभाग 
पैरा मेडिकल विज्ञान केन्द्र 
दृष्टि विज्ञान केन्द्र 
सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र 

मूल चिकित्सा विज्ञान केन्द्र 
10. इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी स्कूल को निम्नलिखित विभाग/केन्द्र दिए जाएंगेः 

कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग विभाग 
इलेक्ट्रोनिक्स एवं संचार विभाग 
यांत्रिक इंजीनियरिंग विभाग 
नेवल आर्किटेक्चर विभाग 

फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलोजी विभाग 
11. निष्पादन एवं स्वदेशी कला स्कूल को निम्नलिखित विभाग/केन्द्र दिए जाएंगेः 

फाइन आर्टस विभाग 
ख . थियेटर अध्ययन विभाग 

पोमिंग आर्ट विभाग 
12. अवर स्नातक अध्ययन स्कूल को निम्नलिखित विभाग/ केन्द्र दिए जाएंगेः 

मौजूदा/ नए अध्ययन स्कूलों को समय -समय पर अवर स्नातक अध्ययन संस्थान तथा अन्य विभाग/ केन्द्र दिए जाएंगे । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


संविधान 


ii . 


स्कू 


ल म 


अध्यादेश - 2 

स्कूल बोर्ड 
[ धारा (2) (0) सांविधि 15 ( 2) 15 (3) 15 (4) के साथ पठित ] 
1. प्रत्येक स्कूल का एक स्कूल बोर्ड होगा। सांविधि 15 ( 2 ) के तहत गठित प्रथम स्कूल बोर्ड की अवधि की समाप्ति के 
बाद स्कूल बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे: 
i. स्कूल के डीन ( पदेन ) 

स्कूल में विभागों/केंद्रों के प्रमुख/ अध्यक्ष (पदेन ) 

स्कूल में सभी प्रोफेसर 
iv. वरिष्ठता के अनुसार क्रमावर्तन से प्रत्येक विभाग/केंद्र से एक एसोसिएट प्रोफेसर तथा एवं सहायक प्रोफेसर उप कुलपति 

द्वारा नामित किया जाए। 
v. अन्य स्कूल जिसका संबंधित स्कूल के साथ अन्तर शिक्षण कार्य होता है, के बोर्ड से एक प्रतिनिधि उपकुलपति द्वारा 

नामित किया जाए । 
अधिकतम 5 शिक्षाविद अधिमानत : स्कूल के विषयों अथवा ज्ञान की संबंधित शाखा के विशेषज्ञ उपकुलपति द्वारा 

नामित किए जाएं । 
vii . अधिकतम पांच व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान अथवा संबंधित विषयों के विशेषज्ञ जो विश्वविद्यालय अथवा इनके संस्थानों के 

कर्मचारी नहीं हैं , के शैक्षणिक परिषद द्वारा नामित किए जाएं । 


= 


< 


कार्यकाल 
अध्यक्ष 


पदेन सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों के कार्यकाल की अवधि तीन वर्ष होगी तथा वे पुनर्नामांकन के पात्र होंगे। 
2. स्कूल के डीन बोर्ड के अध्यक्ष होंगे तथा वे बोर्ड की बैठकें आयोजित करेंगे। 


शक्तियां 
और कार्य 3. स्कूल बोर्ड की शक्तियां / अधिकार एवं कार्य निम्नलिखित होंगे । 

क . विभाग में स्कूल को सौंपे गए शिक्षण एवं शोध कार्य का समन्वय 
ख . ऐसे विषयों अथवा कार्यक्षेत्रों जो स्कूल के एक से अधिक विभाग /केंद्र के महत्व के हैं अथवा जो स्कूल के किसी विभाग/केंद्र के 

कार्यक्षेत्र से संबंधित नहीं है, के शिक्षण तथा शोध कार्य हेतु समितियां गठित करना और इन समितियों जिनके गठन , 

अधिकार / शक्तियां तथा कार्य विनियमों के अनुरूप निर्धारित होंगे , का पर्यवेक्षण । 
ग . विभागों द्वारा प्रदान किए जाने वाली शोध डिग्रियों सहित विभिन्न कार्यक्रमों के अध्ययन पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करना । 
घ . विभागों /केंद्रों के अध्ययन बोर्ड से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के बाद पाठ्यक्रमों, शोध प्रबंधों तथा थीसिस (थीसिस 

तथा शोध प्रबंधन के मामले में सीएएसआर ) के मूल्यांकन हेतु परीक्षकों के नाम की कार्यकारी परिषद् को अनुशंसा करना । 
ङ . उपरोक्त ( ख ) में उल्लिखित विभागों /केंद्रों के प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते हुए शिक्षण पदों का सृजन अथवा समाप्त करने 

हेतु शैक्षणिक परिषद् को अनुशंसा करना । 
च . ऐसे अभ्यर्थियों जो बनाए गए अध्यदेशों के अनुरूप डिग्री प्राप्त करने के लिए उपयुक्त पाए गए हैं , को शोध डिग्री प्रदान 

करने के लिए अध्ययन बोर्ड की शैक्षणिक परिषद् के सुझावों की अनुशंसा करना । 
छ . स्कूल का सामान्य टाइम टेबल बनाना । 
ज . शिक्षण एवं शोध के मानकों को बेहतर बनाने हेतु योजनाओं पर विचार करना और तत्संबंधी प्रस्ताव शैक्षणिक परिषद् को 

भेजना । 
झ . अधिनियम , सांविधि तथा अध्यादेशों में यथानिर्धारित कार्यों को सम्पन्न करना तथा कार्यकारी परिषद्, शैक्षणिक परिषद् 

अथवा उपकुलपति द्वारा भेजे गए मामलों पर विचार करना । 

स्कूल में शोध कार्य को बढ़ावा देना तथा शोध पर रिपोर्ट को शैक्षणिक परिषद् को प्रस्तुत करना । 
ट . स्कूल बोर्ड द्वारा समय - समय पर यथा निर्णित सामान्य अथवा विशिष्ट अधिकार/ शक्तियां डीन अथवा बोर्ड के किसी अन्य 

सदस्य अथवा समिति को सौंपना । 
बोर्ड की बैठकें सामान्य अथवा विशिष्ट प्रकृति की होंगी । सामान्य बैठकें वर्ष में दो बार आयोजित होंगी जिनमें से एक शैक्षणिक 
सत्र की प्रथम तिमाही में आयोजित होगी । 


외 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


विशेष बैठकें स्वयं डीन की पहल पर अथवा उपकुलपति के सुझाव अथवा बोर्ड के न्यूनतम बीस प्रतिशत सदस्यों (1/5 सदस्यों) के 
लिखित अनुरोध पर बुलाई जा सकती है । 

बोर्ड की बैठकों की गणपूर्ति ( कोरम ) इसकी कुल सदस्यता की एक तिहाई होगी । 
सामान्य बैठक के लिए नोटिस बैठक के लिए नियत तिथि से कम से कम दस दिन पूर्व तथा विशेष बैठकों के लिए नोटिस नियत 
तिथि से कम से कम पांच दिन पूर्व जारी किया जाएगा । 
बैठकों की आचरण नियमावली इस संबंध में बनाये जाने वाले विनियमों के अनुरूप निर्धारित होगी । 


- 


अध्यादेश - 3 
अध्ययन के स्कूल के डीन 

[ सांविधि 5 (3)] 
स्कूल का डीन स्कूल का प्रमुख होगा और स्कूल में शिक्षण और अनुसंधान के मानकों के संचालन और रख -रखाव के लिए 
उत्तरदायी होगा । 
डीन स्कूल बोर्ड और स्कूल के एडवांस्ड स्टडी और रिसर्च समिति का अध्यक्ष होगा । 
डीन को जैसी स्थिति हो , स्कूल के विभागों / केन्द्र / बोर्ड ऑफ स्टडीज या समिति की किसी भी बैठक में प्रस्तुत करने और बोलने का 
अधिकार होगा परंतु उसे यदि वह उसका सदस्य नहीं है तो उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा। 


ल 


स्कूल का डीनः 


। 


विभागों/केन्द्रों के प्रमुख के माध्यम से स्कूल में शिक्षण और अनुसंधान कार्य का समन्वय करेगा और सामान्य तौर पर पर्यवेक्षण 

करेगा; 
___ जहां आवश्यक हो , अंतर्विषयी शिक्षण और अनुसंधान का संवर्धन करने के लिए कदम उठाएगा; 
iii. विभागों/ केन्द्रों के प्रमुखों के माध्यम से स्कूल में अनुशासन बनाए रखेगा ; 
iv. सत्रीय कार्य के मूल्यांकन का रिकार्ड रखेगा ; 

स्कूल बोर्ड (स्कूल ऑफ स्टडीज बोर्ड का ) या एकेडमिक काउंसलिंग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार स्कूल के विद्यार्थियों के संबंध 

में विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का प्रबंध करेगा ; 
vi. स्कूल के बोर्ड की बैठकों का आयोजन और अध्यक्षता करेगा और बोर्ड की बैठकों का कार्यवृत्त रखेगा ; 
vii . स्कूल के निर्णयों और सिफारिशों को लागू करने के लिए कदम उठाएगा और एकेडमिक काउंसलिंग , कार्यकारी परिषद् या कुलपति 

द्वारा प्रदान किए गए कर्तव्यों का निष्पादन करेगा ; 
5 . इस अध्यादेश में निहित होते हुए की कुलपति एकेडमिक काउंसिल द्वारा अनुमोदन के अधीन शैक्षिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में 
आने वाली कठिनाईयों यदि कोई हो , को समाप्त करने के लिए आवश्यक समझी जाने वाली उचित कार्रवाई करेगा । 


अध्यादेश- 4 


विभाग/ केन्द्र/विभागों के प्रमुख 


संविधान 1. 


[ सांविधि 15 (5) ( ख) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 2 ( छ)] 28 (1) (0 ) 
(क) संविधि 15 (5) ( ख) (i) से (iv) के अंतर्गत गणना किए गए सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित की सांविधी 15 ( 5 ) 
( ख ) ( v) के अंतर्गत विभाग के सदस्य होंगेः 


(i) विश्वविद्यालय का एक शिक्षक जो विभागों या केन्द्र के भीतर पढ़ाए जाने वाले संबद्ध और संज्ञानात्मक विषयों में 

विशेषज्ञ हो , को कुलपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए मनोनीत किया जाएगा । बशर्ते कि ऐसा कोई भी शिक्षक दो 

विभागों या केन्द्रों से अधिक के सदस्य के रूप में मनोनीत नहीं किया जाएगा । 
1 . ( ख ) चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली के कार्यान्वन का दायित्व चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली विनियमों के अनुसार विभाग की होगी । 

अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं के पश्चात् ग्रेड को अंतिम रूप प्रदान किए जाने के उद्देश्य से कार्यक्रम समिति बाह्य परीक्षकों , यदि 
कोई हो , को शामिल कर सकती है । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


2.(क) विभाग/ केन्द्र के प्रत्येक प्रमुख की नियुक्ति कुलपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए विभाग/ केन्द्र में प्राध्यापकों में से की जाएगी । 

बशर्ते कि उस स्थिति में जब विभाग या केन्द्र में केवल एक ही प्राध्यापक हो या कोई प्राध्यापक न हो , प्राध्यापकों , यदि कोई हो , 
और विभाग / केन्द्र में एसोसिएट प्रोफेसर को वर्तमान समय के लिए विभाग / केन्द्र का प्रमुख नियुक्त किया जाएगा, ऐसी 

नियुक्तियों की सूचना कार्यकारी परिषद् को दी जाएगी । 
( ख ) विभाग/ केन्द्र के प्रमुख की नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी और वह पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा । 
विभाग/ केन्द्र के प्रमुख की नियुक्ति लंबित होने पर या जब विभाग/ केन्द्र के प्रमुख का पद रिक्त हो या जब विभाग / केन्द्र का प्रमुख 

।। अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने में असमर्थ हैं तो पद के कर्तव्यों का 
निष्पादन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर सकता है । 
विभाग का प्रमुख विभाग की बैठकों का आयोजन करेगा और अध्यक्षता करेगा । 


विभागाध्यक्षों की 
नियुक्ति और 
उनके कार्य 


[ धारा 28 ( 1 ) ( 0)] 


स्कूल के डीन के सामान्य दिशा-निर्देश के अंतर्गत विकास का प्रमुख 
क ) विभाग / केन्द्र में शिक्षण और अनुसंधान कार्य आयोजित करेगा। 
ख ) विभाग/ केन्द्र द्वारा शिक्षण कार्य के आवंटन की अनुरूपता में समय -सारणी तैयार करेगा । 
ग ) शिक्षकों के माध्यम से अध्ययन कक्षों और प्रयोगशालाओं में अनुशासन बनाए रखेगा । 
घ ) विभाग / केन्द्र में शिक्षकों को ऐसे कार्य सौंपेगा जो विभाग/ केन्द्र के उचित कार्य पद्धति के लिए आवश्यक 

होः और भाग/ केन्द्र में गैर -शिक्षण संकाय पर नियंत्रण रखेगा और कार्य सौंपेगाः और 
ड .) डीन , एकेडमिक काउंसिल, कार्यकारी परिषद और कुलपति द्वारा सौंपे गए अन्य कर्तव्यों का निष्पादन 
करेगा। 

डॉ . ए. राधाकृष्णन नायर , कुल सचिव 


[ विज्ञापन - III / 4/ असा./ 494/ 16] 


CENTRAL UNIVERSITY OF KERALA 


NOTIFICATION 

Kasaragod , the 28th March , 2017 
No. CUK /REG /Ordinance /CUK /2017 . — The following is published for general information . 

ORDINANCE - 1 
ORDINANCE ON ASSIGNMENT OF DEPARTMENTS /CENTRES TO SCHOOLS 
[ Section 26 (k ) read with Section 27 ( 2 ) and Statute 15 ( 1), 15 (5 ) ( a ) of the University Act and Proposed Statute 40 ] 
I. The University shall have the following School of Studies 


1. School of Languages and Comparative Literature 
2 . School of Global studies 
3. School of Professional Studies 
4 . School ofManagement 
5 . School of Mathematical & Physical Sciences 


As approved by the Second Meeting of the First Executive Council vide Item No.EC :02 : 03 (b ) held on 15th May, 2010 . 


[ TT III , qu5 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


6 . School of Biological Sciences 
7 . School of Energy , Environment & Earth Sciences 
8 . School of Medicine & Public Health 
9. School of Engineering & Technology 
10 . School of Humanities & Social Sciences 
11. School of Performing & Indigenous Arts 
12 . School of Undergraduate Studies and such other Schools as may be established by the University from time 

to time. 


Assignment of Departments /Centres/Institutes to Schools 


1 . 


The following Departments /Centres shall be assigned to the School of Languages and Literature : 


a . Department of Comparative Literature 
b . Department of Foreign Languages 
c . Department of Hindi 
d . Department of Linguistics 


2 . 


The following Departments/Centres shall be assigned to the School ofGlobal Studies: 


a . Department of Economics 
b . Department of International Relations 
c . Centre for Diasporic Studies 

d . Centre for Malabar Studies 
The following Departments/Centres shall be assigned to the School of Professional Studies : 


3 . 


a . 
b . 
c . 


Department of Legal Studies 
Department of Journalism and Mass Communications 
Department of Education 


4 . The following Departments/Centres shall be assigned to the School of Management: 


a . Department of Management Studies 
b . Centre for Tourism Studies 
c . Centre for Taxation and Trade Studies 


5 . 


The following Departments /Centres shall be assigned to the School ofMathematical and Physical Studies: 


a . 


o. 


Department of Mathematics 
Department of Physics 
Department of Chemistry 
Department of Computer Science 
Centre for Nano Science 
Centre for Photo Science 
Centre for Non Linear System Studies 
Centre for Entertainment Electronics 


+ 


5qa 


h . 


6 . 


The following Departments / Centres shall be assigned to the School of Biological Sciences : 


a. Department of Biochemistry and Molecular Biology 
b . Department of Animal Sciences 
c . Department of Plant Sciences 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


d . Department of Genomics Sciences 
e . Centre for Neuroscience 
f. Centre for Nutrition Sciences 


7 . 


The following Departments/Centres shall be assigned to the School of Energy, Environment and Earth 
Sciences : 


b . 


D . 


a . Department of Environment Sciences 

Department of Geosciences 
c . Department of Ocean Science and Marine Biology 
d . Centre for Metereological Studies 
e . Centre for Energy Studies 

f. Centre for Water Studies (Water Technology and Management Studies) 
8 . The following Departments /Centres shall be assigned to the School of Humanities and Social Sciences: 


a . Department of Archeology 
b . Department of Anthropology 
c . Department of Social Work 
d . Centre forGandhian Studies 

Centre for Women Studies 
f. Centre for Adult and Continuing Education 


9 . 


The following Institutes/ Colleges/Departments shall be assigned to the School ofMedicine and Public Health : 


a . 


é 


o 


College of Medicine 
Department of Nursing Studies 
Department of Experimental Medicine 
Centre for Paramedical Sciences 
Centre for Vision Science 
Centre for Public Health 
Centre for Basic Medical Sciences 


o 


4 


g . 


10 . The following Departments / Centres shall be assigned to the School of Engineering and Technology : 


a . Department of Computer Science & Engineering 
b . Department of Electronics and Communication 
c . Department of Mechanical Engineering 
d . Department of Naval Architecture 
e. Department of Fashion Design and Technology 


11 . The following Departments /Centres shall be assigned to the School of Performing and Indigenous Arts: 


a. Department of Fine Arts 
b . Department of Theatre Studies 
c . Department of Performing Arts 


12 . The following Centre /Institute shall be assigned to the School of Undergraduate Studies : 


Institute of Undergraduate Studies and other Departments / Centres to be assigned to the existing / new 
Schools of Studies from time to time. 


[ TT III , qu5 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Constitution 


1. 


ORDINANCE - 2 

SCHOOL BOARD 

[Section 2 (0 ) read with Statute 15 (2 ), 15 (3) 15 (4 )] 
Every School shall have a School Board. On the expiry of the term of the first School 
Board constituted under Statute 15 (2 ), the School Board shall consist of the 
following members : 
i. The Dean of the School (ex -Officio ) 

The Heads/Chairperson of Departments / Centres in School (ex -Officio ) 
iii. All Professors in the School 
iv . One Associate Professor and one Assistant Professor from each of the 

Departments/Centres by rotation according to seniority , to be nominated by the 
Vice -Chancellor 
One representative from a Board of other Schools, which have inter 

disciplinary work with the School, to be nominated by the Vice - Chancellor 
vi. Not more than five educationists preferably experts in the subjects assigned to 

the School or allied branch of knowledge nominated by the Vice -Chancellor 
Not more than five persons nominated by the Academic Council for their 
special knowledge of or expertise in the concerned subject and who are not 
employees of the University or of any of its institutions . 


vii . 


Term of 
office 
Chairperson 


The term of office of the members other than ex -officio members shall be three years and 

they shall be eligible for re- nomination . 
2 . The Dean of the School shall be the Chairman of the Board and shall convene the 

meetings of the Board . 


Powers and 
Functions 


3. The powers and functions of the School Board shall be : 


a . To co -ordinate the teaching and research work in the department assigned to the 

school 
b . To appoint Committees to organize the teaching and research work in subject(s) or 

area (s) which are of interest to more than one Department/Centre of the School or 
which do not fall within the sphere of any Department/Centre in the School and 
supervise the work of such Committees, whose composition , powers and functions 

shall be prescribed by Regulations 
C. To approve the courses of study of various Programmes including research degrees 

offered by the Departments 
d . To recommend to the Executive Council the names of examiners for the evaluation 

of the courses, dissertation, and thesis after considering proposals received from the 
Board of Studies of the Departments/Centres (and the CASR in the case of thesis and 

dissertation ) in that regard . 
e . To recommend to the Academic Council, creation or abolition of teachings posts 

after considering proposals received from the Departments/Centre and Committees 
mentioned in clause (b ) above. 
To recommend the suggestions of the Board of Studies to the Academic Council 
regarding the award of research degree to candidate who have been adjudged to be 
fit to receive such degree in accordance with the ordinances framed in that behalf 

To frame the general time-table of the School 
h . To consider and act on any proposal regarding the welfare of the students of the 

school 
i. To consider schemes for the advancement of the standards of teaching and research 

and to submit proposals in this regard to Academic Council 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC. 4 ] 


Meetings 


j. To perform all other functions which may be prescribed by the Act, Statutes and 

Ordinances and to consider all such matters as may be referred to it by the Executive 

Council, the Academic Council or the Vice - Chancellor 
k . To promote research within the School and to submit reports on research to the 

Academic Council 
1. To delegate to the Dean or to any other member of the Board or to a Committee such 

powers , general or specific , as may be decided upon by the School Board from time 

to time. 
4 . Meetings of the Board shall either be ordinary or special. Ordinary meetings shall be 

held twice in a year of which one shall be held in the first quarter of the academic 

session . 
5 . Special meetings may be called by the Dean on his own initiative or shall be called at 

the suggestions of the Vice -Chancellor or on a written request from at least one - fifth 

of the members of the Board . 
6 . The quorum for a meeting of the Board shall be one -third of its total membership . 
7. Notice for the ordinary meeting of the Board shall be issued at least ten days before 

the date fixed for the meeting, and for the special meetings, at least five days before 

the date fixed for the meeting. 
8 . Rules of conduct of the meetings shall be as prescribed by the Regulations to be 

framed in this regard . 


Quorum 


Notice 


Rules of 
Busines 


ORDINANCE – 3 
DEAN OF SCHOOL OF STUDIES 

[ Statute 5 ( 3 ) ] 
1. The Dean of the School shall be the Head of the School and shall be responsible for the conduct and maintenance of 

the standards of teaching and research in the School. 
2 . The Dean shall be the chairperson of the School Board and the Committee for Advanced Studies and research of the 

School. 
3 . The Dean shall have the right to present and to speak at any meetings of the Departments/ Centre /Board of Studies or 

Committee of the School, as the case may be, but shall not have the right to vote thereat unless he/she is a member 

thereof. 
4 . The Dean of a School of Studies shall : 
i. Co- ordinate and generally supervise the teaching and research work in the School through the Head of 

Departments /Centres ; 
ii. Take steps to promote interdisciplinary teaching and research whenever necessary 

Maintain discipline in the school through the Heads of Departments / Centres ; 
Keep a record of the evaluation of sessional work and the attendance of the students at lectures, tutorials or 
seminars or Practicals whenever these are prescribed ; 
Arrange for the examinations of the University in respect of the students of the School in accordance with such 
directions as may be given by the School Board (of School of Studies ) or the Academic Council ; 
Convene and preside over the meetings of the Board of the School and keep the minutes of the meetings of the 

Board ; 
vii. Take steps to give effect to the decisions and recommendations of the school and perform such other duties as 

may be assigned to him /her by Academic Council , the Executive Council or the Vice - Chancellor. 
5 . Notwithstanding anything contained in this Ordinance , the Vice - Chancellor may take suitable action as deemed 

necessary to overcome difficulties, if any , faced in the implementation of academic programmes subject to approval 
by the Academic Council. 


[ TT III - Qu5 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


11 


Constitution 1 . 


1. 


ORDINANCE – 4 
DEPARTMENTS / CENTRES /HEAD OF THE DEPARTMENTS 

( Section 2 (g ) read with Statute 15 (5 ) (b )] Section 28 (1) (0 ) 
(a ) In addition to the members enumerated under Statute 15 (5 ) (b ) (i) to (iv), the following shall 

also be the members of the department under Statute 15 (5 ) (b ) (v ): 
(i) One teacher of the University who is an expert in allied or cognate subjects dealt within the 

Department or Centre to be nominated by the Vice - Chancellor for the period of three years. 
Provided that no such teacher shall be nominated as a member of more than two Departments or 

Centres. 
(b ) The implementation of the Choice Based Credit System shall be the responsibility of the 

Department in terms of the Choice Based Credit System Regulations. 
(c ) For the purpose of finalization of grades after end semester examinations, the programme 

committee may include the external examiners , if any . 
(a ) Every Head of Department/Centre shall be appointed by the Vice - Chancellor from amongst the 

Professors in the Department/Centre for a period of three years . 
Provided that in case there is only one Professor or no Professors in a Department/ Centre, the Head of 

the Department/Centre shall be appointed , for the time being, from among the Professors , if any , 
and Associate Professors in the Department/Centre . Such appointments shall be reported to the 

Executive Council. 
(b ) The Head of a Department/Centre shall hold office for a period of three years and he/she shall be 

eligible for reappointment. 
(c ) Pending the appointment of a Head of Department/Centre or when the office of the Head of the 

Department/ Centre is vacant or when the Head of the Department/ Centre is by reason of illness 
or absence or any other cause , unable to perform the duties of his office , the duties of the office 

shall be performed by such person the Vice - Chancellor may appoint for the purpose. 
3 . The Head of the Department shall convene and preside over the meetings of the Department. 
4 . The Head of the Department, under the general guidance of the Dean of the School, shall, 
a ) Organize the teaching and research work in the Department/Centre . 
b ) Frame the time-table in conformity with allocation of the teaching work by the Department/Centre. 
c ) Maintain discipline in the class rooms and laboratories through teachers. 
d) Assign to the teachers in the Department/Centre such duties as may be necessary for the proper 

functioning of the Department or Centre: and assign work to and exercise control over the non 

teaching staff in the Department/Centre: and 
e ) Perform such other duties as may be assigned to him by the Dean , the Academic Council , the 

Executive Council and the Vice -Chancellor . 


Heads of the 
Departments 
Appointment and 
their functions 
[Section 28 (1 ) (0 ) ] 


Dr . A . RADHAKRISHNAN NAIR , Registrar 


[ADVT - III/4 /Exty ./494 / 16 ] 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 

Digitally signed 
by ALOK KUMAR 
Date : 2017 .03. 30 
16 :43 :57 + 05 30 


